सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 कार्तिक , 1941 ( श ०) 


संख्या- 942 राँची , बुधवार , 


30 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
21 अक्टूबर , 2019 


, 


संख्या-1/ पी0-101 / 2014 खंड-1 का .- 8444 महानिदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री एल ० खियांग्ते , भा.प्र.से. ( झाः 1988) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य 
सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड तथा अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि ०, राँची के भी 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या-1 /पी0-101/ 2014 खंड-1 का .-8445-- उपायुक्त , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा 
भाल, भा.प्र.से. ( झाः 2006) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


श्रीमती भाल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , भू - अर्जन, भू- अभिलेख एवं 
परिमाप , झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या -1 /पी0-101/ 2014 खंड-1 का .-8446-- निदेशक , खेलकूद , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
अनिल कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 2006) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर निदेशक ( प्रशासन ), 
रिम्स , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


2 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 30 अक्टूबर , 2019 
संख्या-1/ पी0-101/ 2014 खंड-1 का .-8447-- उपायुक्त , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री राजीव 
रंजन, भा.प्र.से. ( झाः 2010) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, नगरीय प्रशासन, झारखण्ड, 
राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2 . श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक , झाररखण्ड एड्स 
कन्ट्रोल सोसायटी, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-1 / पी0-101 / 2014 खंड-1 का .- 8448-- परियोजना निदेशक , झाररखण्ड एड्स कन्ट्रोल सोसायटी , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, भा.प्र.से. ( झाः 2013) ( अतिरिक्त प्रभार- अपर निदेशक 
(प्रशासन), रिम्स , राँची तथा निदेशक, नगरीय प्रशासन) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सिमडेगा 
जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


. 


संख्या-1 / पी0-101/ 2014 खंड -1 का .-8449-- निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
वरूण रंजन, भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , भू- अर्जन , भू - अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड) 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक साहेबगंज जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त 
किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2 , 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 942 -- 50 


